. 


.. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

15 ज्येष्ठ 1936 ( २०) 
राँची , गुरुवार 

5 जून , 2014 ( ई० ) 


संख्या 261 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


संकल्प 


28 मई , 2014 


विषय : 


उग्रवादी घटनाओं एवं अन्य कारणों से शहीद पुलिस कर्मी एवं सेवाकाल में मृत पुलिस 
कर्मी के साथ-साथ झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी/ झारखण्ड अग्निशमन सेवा के सरकारी 
कर्मियों के आश्रितों को मात्र पुलिस के पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा करने के निमित्त 
अनुकम्पा समिति का गठन । 


संख्या- 14 / अनु०-01- 01 / 2011 का० 4780 -- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के 
संकल्प संख्या -2376 , दिनांक 06 . 05 . 2011 के द्वारा अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय), झारखण्ड, रांची 
की अध्यक्षता में झारखण्ड राज्य में उग्रवादी / नक्सली गतिविधियों के कारण उग्रवादी घटनाओं तथा अन्य 
कारणों से शहीद पुलिस कर्मी एवं गम्भीर बिमारी सहित अन्य कारणों से सेवाकाल में मृत पुलिस कर्मी 
के आश्रितों को तत्क्षण अनुकम्पा का लाभ सुनिश्चित कराया जाना पुलिस बल के मनोबल को बनाये 
रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक तीसरी अनुकम्पा समिति का गठन करते हुए सरकार 

द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उक्त अनुकम्पा समिति महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक की 
सहमति के पश्चात् मात्र पुलिस के पदों पर नियुक्ति करने की शक्ति संबंधित नियुक्ति पदाधिकारी को 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 5 जून , 2014 
प्राप्त होंगी और पुलिस विभाग के अन्य पद यथा लिपिक , टंकक आदि के पद पर नियुक्ति जिला 
स्तरीय अनुकम्पा समिति की अनुशंसा पर पूर्ववत् की जायेगी । इस संकल्प द्वारा कार्मिक एवं 
प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या- 2822, दिनांक 27 अप्रैल , 1995 को संशोधित किया गया । 


झारखण्ड की गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन से जुड़े सरकारी कर्मियों की असामयिक 
निधन को ध्यान में रखने पर यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी सेवा में जुड़े कर्मियों की मृत्यु के 
पश्चात् उनके परिवार का मनोबल बनाये रखने के लिए आश्रितों की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति 
की प्रक्रिया उसी तर्ज पर रखी जाय जो संकल्प संख्या -2376 दिनांक 6 मई , 2011 द्वारा गठित है । 


सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा संकल्प संख्या- 2376 दिनांक 6 मई , 2011 के 
अनुसरण में अपर पुलिस महानिदेशक ( मुख्यालय), झारखण्ड, रांची की अध्यक्षता में गठित अनुकम्पा 
समिति के स्वरूप को निम्न रूप में परिवर्द्धित किये जाने का निर्णय लिया गया है: 


अध्यक्ष 


i. 
ii. 


सदस्य 


अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय ), झारखण्ड, रांची 
अपर पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड सशस्त्र पुलिस , रांची . . 
पुलिस उप महानिरीक्षक, विशेष शाखा 
पुलिस उप महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग , रांची - 
पुलिस उप महानिरीक्षक , दक्षिणी छोटानागपुर प्रक्षेत्र, रांची - 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


vi. 


उप महानिरीक्षक, झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी एवं 


अग्निशमन सेवा अथवा महानिदेशक - सह - महासमादेष्टा 


गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा के प्रतिनिधि . सदस्य 

____ (2) उपर्युक्त अनुकम्पा समिति की अनुशंसा पर महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक / 
महानिदेशक - सह- महासमादेष्टा , गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा की सहमति के पश्चात् मात्र 
पुलिस/ गृह रक्षा वाहिनी तथा अग्निशमन सेवा के पदों पर नियुक्त करने की शक्ति संबंधित नियुक्ति 
पदाधिकारी को प्राप्त होंगी। अनुकम्पा समिति सम्बद्ध संगठन के पदों के लिए ही अनुशंसा करने को 
प्राधिकृत रहेंगे । 

____ (3) पुलिस विभाग / गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन के अन्य पद यथा लिपिक,टंकक 
आदि के पद पर नियुक्ति जिला स्तरीय अनुकम्पा समिति की अनुशंसा पर पूर्ववत् की जायेगी । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) गुरुवार , 5 जून , 2014 


3 


( 4) इस संकल्प के निर्गत होने की तिथि से विभागीय संकल्प संख्या -2376, दिनांक 
6 मई, 2011 इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे। अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में अन्य 
प्रावधान यथावत् रहेंगे। 


(5) यह संकल्प तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एस0के0 शतपथी, 


सरकार के प्रधान सचिव | 


अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 261 - 50 | 


